PAIT ] 


HARYANA GOVT GAZ., DEC . 9, 1989 (AGHN . 18 , 1891 SARA) 


851 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 28 नवम्बर, 1969 


क्रमांक 5387- III -69 / 28291.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) और 
3 ( 1 ) के अमार सोप गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की वार्षिक 
जागीर श्री मंदरूप सिंह, पुत्र दिलवा राम , गांव रुडियावास , तहसील शशर, जिला रोहतक , को संनद में दी गई शर्तों को अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

2. यह अनुदान खरीफ, 1964 से लागू होगा । 


क्रमांक 3442- III - 69/ 28381.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) और 
3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की 
वार्षिक यद जागीर निम्नलिखित लोगों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्र ० सं ० 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


- 


गुड़गांव 


श्री गनपत राम , पुत्र बदल 
श्रीमती सोनी देवी , विधवा गिरधारी सिंह , 
उपनाम गिरधारी लाल 


खेरला 
मोहम्मदपुर 


गुड़गांव 
बावल 


2 


यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होंगे । 

क्रमांक 53 84- NII - 69 28387. -पूर्वी पंजाब के युद्र पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1ए) और 3 ( 1ए ) 
के अनुमार 

सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के गज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक यद्ध 
जागोर निन्नलिखित लोगों को उन के सामने दी गई फमल मे व सनद में दी गई शर्तों के अनुसार महर्ष 
करते हैं : 


प्रदान 


- 


क ० सं ० 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल वर्ष जब 
से जागीर दी 


- 


अम्बाला 


जगाधरी 


खरीफ , 196 


श्री राम इप पुत्र देवी चन्द मकान नं०619 

वार्ड नं . 11 , 
बुड़िया गेट , 

जगाधरी 
श्री गेंदा राम , पुत्र छजू राम फतेहपुर 
श्री जोगेन्द्र सिंह , पुत्र जोग सिंह धूलकोट 


खरीफ , 196 


2 
3 


अम्बाला 


1 


क्रमांक 4290 - III - 69/ 2839 3.--- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) और 
3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित लोगों के को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्र ० स ० 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


जीन्द 


जीन्द 


राम किशन , पुत्र बुधा राम 
बीर सिंह , पुत्र लखु राम 


राजपुरा 
गतौली 


2 


यह अनुदान खरीफ, 1965 से लागू होंगे । 


